निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 482 ) 


26 चैत्र 1937 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 16 अप्रील 2015 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

7 अप्रील 2015 
सं0 05 / पी0 - 1 - 10 - 106 / 2005 - 644 - सी0डब्लू0जे0सी0सं0 - 6142 / 2006 राजकुमार सिंह, बनाम राज्य 
सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 09. 05. 2014 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री 
राजकुमार सिंह , सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता ( असै० ) को दिनांक 04. 01. 1993 के भूतलक्षी प्रभाव से आर्थिक लाभ के 
साथ अधीक्षण अभियंता ( असै0 ) के पद पर ( 4300 - 5500 अपुनरीक्षित वेतनमान में ) प्रोन्नति की स्वीकृति इस शर्त के 
साथ प्रदान की जाती है , कि यह प्रोन्नति देवघर थाना कांड सं0 - 31 / 95 में न्यायालय के आदेश से प्रभावित होगा । 

2. उपरोक्त प्रयोजनार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति ( आयोग सहित ) की अनुशंसा दिनांक 29 . 12. 2014 की बैठक 
में प्राप्त की गई है । 

3. भविष्य में श्री सिंह के अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इस प्रोन्नति 
आदेश को रद्द / संशोधित कर दिया जायेगा, तथा उन्हे भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जायेगी । 

4. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 
5. इस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह , 
संयुक्त सचिव , ( प्रबंधन ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 482 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


